निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 वैशाख 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 606 ) पटना, वृहस्पतिवार , 9 मई 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

07 मई 2019 
सं0 4 / क्षे० स्था० ( जनगणना) - 03 / 2019 - 216( 4 ) रा० — भारत का राजपत्र असाधारण भाग - II - खण्ड 
3 - उप - खण्ड (II) सं0 - 1293 दिनांक 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना का. आ . 1455 ( अ ) 
दिनांक 26.03. 2019 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है , को राज्य के गजट में 
पुर्नप्रकाशित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा 
प्रधान सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2019 


गृह मंत्रालय 
( महारजिस्ट्रार का कार्यालय , भारत ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019 
का . आ . 1455 ( अ ). - केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम , 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी । 
जनगणना के लिए संदर्भ तारीख जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित 
असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी ; 

परन्तु यह कि जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित 
असमकालिक क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तारीख अक्तूबर, 2020 , के पहले दिन के 00. 00 बजे होगी । 

[ फा . सं. 9 / 7 / 2019 - सीडी ( सीइएन ) ] 

विवेक जोशी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त । 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 2019 
S . O . 1455 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 
1948 ( 37 of 1948 ), the Central Government hereby declares that a census of the population 
of India shall be taken during the year 2021. The reference date for the census shall, except 
for the state of Jammu and Kashmir and snow bound non - synchronous areas of states of 
Himachal Pradesh and Uttarakhand , be 00 . 00 hours of the first day of March , 2021 ; 

Provided that for the state of Jammu and Kashmir and snow bound non - synchronous 
areas of states of Himachal Pradesh and Uttarakhand , the reference date shall be 00 .00 hours 
of the first day of October, 2020 . 

___ [ E. NO . 9/ 7/ 2019- CD (CEN)] 
VIVEK JOSHI, RegistrarGeneral and Census Commissioner 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 606 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


